A 


CIM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 वैशाख , 1938 ( श० ) 


संख्या - 304 


राँची, सोमवार , 


15 मई, 2017 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 

- - - - - - - - - - - - - - 

अधिसूचना 
30 जनवरी , 2017 


संख्या-03/ प्रोन्नति-02-26 / 2014 का .- 957 -- अपर समाहर्ता, भूमि सुधार एवं नक्सल , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री विनोद शंकर मिश्र ( कोटि क्रमांक - 315/03, गृह जिला- पलामू), 
को विभागीय अधिसूचना संख्या - 956 दिनांक 30 जनवरी , 2017 द्वारा विशेष सचिव कोटि 
( वेतनमान-PB IV - 37400 -67000 ग्रेड-पे 8900) में प्रदान की गई प्रोन्नति के उपरांत तत्कालिक प्रभाव 
से धारित पद ( अपर समाहर्ता, भूमि सुधार एवं नक्सल, हजारीबाग ) को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 
31 जनवरी , 2017 तक विशेष सचिव कोटि ( वेतनमान - PB IV - 37400-67000 ग्रेड-पे 8900) में 
उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 15 मई, 2017 
संख्या -03/ प्रोन्नति -02-26/ 2014 का .- 958-- संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री प्रमोद सिंह ( कोटि क्रमांक - 469/03, गृह जिला- औरंगाबाद ), 
को विभागीय अधिसूचना संख्या- 956 दिनांक 30 जनवरी, 2017 द्वारा अपर सचिव कोटि 
( वेतनमान- PB IV - 37400 -67000 ग्रेड -पे 8700) में प्रदान की गई प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
( संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची) को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 
31 जनवरी, 2017 तक अपर सचिव कोटि (वेतनमान- PB IV - 37400-67000 ग्रेड -पे 8700 ) में 
उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -03/प्रोन्नति -02- 26 / 2014 का .- 959-- परियोजना निदेशक , समेकित जनजातीय विकास 
अभिकरण , छूटी के पद पर पदस्थापित श्री कौशल किशोर ठाकुर ( कोटि क्रमांक- 472/03, गृह जिला 
कटिहार ), को विभागीय अधिसूचना संख्या- 956 दिनांक 30 जनवरी , 2017 द्वारा अपर सचिव कोटि 
( वेतनमान - PB IV - 37400-67000 ग्रेड- पे 8700) में प्रदान की गई प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
( परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण , खूटी ) को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 
31 जनवरी, 2017 तक अपर सचिव कोटि (वेतनमान- PB IV - 37400-67000 ग्रेड -पे 8700 ) में 
उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 304-- 150 


